निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 146) 


29 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 18 फरवरी 2010 


सं0 एल0 / एच0जी0 - 505 / 08 - 1802 

गृह (विशेष) विभाग 


संकल्प 


17 फरवरी, 2010 
विषयः — कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रित को दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान की राशि 

रु0 50,000 (पचास हजार रूपये) से बढ़ाकर रु0 1,00, 000 (एक लाख रूपये) करने की संबंध में । 


कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं सेवकों के आश्रित को रु0 50,000 ( पचास 
हजार) एक मुस्त अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान गृह (विशेष) विभाग, बिहार , पटना के संकल्प सं0 868, 
दिनांक 01 सितम्बर 1999 द्वारा किया गया था । 

___ 2. कर्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा एवं मुठभेड़ में गृह रक्षकों के मारे जाने पर सरकार द्वारा उनके 
आश्रित को रु0 10,00,000 (दस लाख) तथा सामान्य रूप से सामूहिक हत्या इत्यादि में हुई मृत्यु में रु0 1, 00 ,000 
( एक लाख) अनुग्रह अनुदान दिये जाने हेतु किये गये प्रावधान के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों से कर्तव्य के दौरान 
मृत गृह रक्षकों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान में वृद्धि का मामला सरकार के विचाराधीन था । 

3. वर्तमान में दिये जा रहे अनुग्रह अनुदान की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों 
पर सहानुभूति पूर्वक एवं सम्यक रूप से विचारोपरान्त सरकार ने कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रित को 
रु0 50 , 000 (पचास हजार ) से बढ़ाकर रु0 1, 00 ,000 (एक लाख) वृद्धि करने का निर्णय लिया है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 18 फरवरी 2010 


4. उक्त राशि का विकलन "मुख्य शीर्ष - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -107 - होमगार्ड - 0003 बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा । 

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महासमादेष्टा, बिहार, गृह रक्षा वाहिनी, पटना होंगे । 
6. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 146-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


